. 


The 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 516 राँची, शुक्रवार 


19 आषाढ़, 1936 ( श० ) 
10 जुलाई , 20 15 ( ई० ) 
सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 
8 जुलाई , 2015 


संचिका संख्याः- 01 @ स्था0राज0 स्थाना0 %& 08 @ 2012 खण्ड- I& 1787 .. श्री शशि भूषण लाल प्रभारी 
जिला अंकेक्षण पदाधिकारी] चतरा को अगले आदेश तक प्रभारी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी] गढ़वा का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


संचिका संख्या: 01 @ स्था0राज0 स्थाना0 / 08 @ 2012 खण्ड-I& 1788 .. श्री संजय कुमार सिन्हा 
प्रभारी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी] देवघर को अगले आदेश तक प्रभारी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी] दुमका 
का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


संचिका संख्या: 01 @ स्था0राज0 स्थाना0%& 08 @ 2012 खण्ड- I& 1789 .. . श्री फेलिक्स केरकेट्टा] प्रभारी 
जिला अंकेक्षण पदाधिकारी] लातेहार को अगले आदेश तक प्रभारी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी] पलामू का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


__ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 10 जुलाई, 2015 
संचिका संख्याः- 01 @ स्था0राज0 स्थाना0% 08 @ 2012 खण्ड- I& 1790 .. श्री शम्भुनाथ केसरी] प्रभारी 
जिला अंकेक्षण पदाधिकारी] कोडरमा को अगले आदेश तक प्रभारी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी] हजारीबाग 
का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

बन्धना कुल्लू 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 5 16 – 50 । 


